606 


HARYANA GOVT . GAZ., JULY 17. 2012 ( ASAR. 26. 1934 SAKA) 


[ PARTI 


गृह विभाग 


आदेश 

दिनांक 12 जुलाई. 2012 
क्रमांक 277 /96-2 गृह गो o.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय 
सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है । 

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके 
द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों 
द्वारा भी उनकी अपनी- अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 22 जुलाई, 2012 से 21 अक्तूबर, 2012 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की 
जा सकेंगी । 


समीर माथुर , 

सचिव , 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 12 जुलाई , 2012 


अतिरिक्त 

मुख्य 
हरियाणा सरकार, गृह विभाग । 


SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT 

The 5th July, 2012 
No.420 - SW (4 ) 2012. In partialmodification of Haryana Government, Social Welfare Department (Now renamed 
as Social Justice & Empowerment Department), Notification No. 252 /SW (4 )-98 , dated 22nd September , 1998 , the 
Governor ofHaryana is pleased to add the following para to the Rules for the Home for the Aged and Infirm . 
Discipline and Appeal: 

Director/Director General, Social Justice & Empowerment Department, Haryana will be the competent authority 
for taking disciplinary action including expulsion of an inmate ,if he/she is found creating mischief or nuisance in the 
Home. Appeal against the orders of the Director/Director General will lie to the concerned Administrative Secretary . 


. 


Chandigarh : 
The 22nd May , 2012 


MANIK SONAWANE , 
Financial Commissioner & Principal Secretary to 

Government of Haryana, 
Social Justice & Empowerment Department. 


कृषि विभाग 

दिनांक 6 जुलाई, 2012 
संख्या 511/ कृषि अनुभाग(1) -2012/8594.--पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 7 की 
उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट 
परिक्षेत्रों को उसके खाना 2 में विनिर्दिष्ट अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करते हैं : 

अनुसूची 
उप- मण्डी प्रांगण का परिक्षेत्र 

अधिसूचित मण्डी क्षेत्र 


1 


2 


ऐलनाबाद 


अतिरिक्त मण्डी (उप- मण्डी प्रांगण ), ऐलनाबाद की सीमाएं 
पूर्व 

कृषि भूमि हरचन्द का बास 
पश्चिम . विद्यमान पीडब्ल्यू० डी ० ( बी० एण्ड आर०) सड़क तथा रेलवे लाईन हनुमानगढ़- सादुलपुर 

कृषि भूमि हरचन्द का बास 
दक्षिण कृषि भूमि हरचन्द का बास 


उत्तर 


रोशन लाल , 


प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 17. 2012 ( ASAR. 16. 1934 SAKAL 


60 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 6th July , 2012 
No. 511-Agri. Sec. (1) -201218594 .-- In exercise of the powers conferred by Sub -section (2 ) of Section 7 of the 
Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor ofHaryana hereby declares the 
localities specified in column 1 of the Schedule given below . to be the sub -market yard of the notified market area 
specified in column 2 thereof : - 


SCHEDULE 


- 


Locality of Sub -Market Yard 


Notified Market Area 


1 


2 


Boundaries of Additional Mandi (Sub - Market Yard ) Ellenabad : 


Ellenabad 


East : 


West : 


Agriculture land of Harchand -ka -bass. 
Existing PWD ( B & R ) Road & Railway line Hanumangarh - Sadulpur . 
Agriculture land of Harchand-ka- bass. 
Agriculture land of Harchand - ka -bass. 


North : 


South : 


ROSHAN LAL , 


Principal Secretary to Government Haryana, 

Argiculture Department. 


कृषि विभाग 


- 


दिनांक 6 जुलाई, 2012 
संख्या 598/ कृषि अनु०(1)-2012/8597.-- पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 ( 1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 6 क की . 
उपधारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नीचे दी 
गई अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षेत्र को उक्त अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट कोसली के मण्डी क्षेत्र से निकालते हुए तथा खाना 2 में 
विनिर्दिष्ट झज्जर के मण्डी क्षेत्र में उसे शामिल करते हुए उक्त अनुसूची के क्रमश: खाना 1 तथा 2 में वर्णित कोसली तथा झज्जर के अधिसूचित 
मण्डी क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के अपने आशय की घोषणा करते हैं । 

इसलिये, अब, जन साधारण तथा विशेष रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी के लिये, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो , को आमंत्रित करने के लिए 
इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है । ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्राप्त किये जायें विचार किया जाएगा । 

अनुसूची 
मण्डी क्षेत्र जिससे मण्डी क्षेत्र जिसमें 

क्षेत्र जो कोसली के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है और झज्जर 
क्षेत्र निकाला जाना है क्षेत्र शामिल किया जाना है के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में शामिल किया जाना है 


1 


2 


3 


गांव का 


तहसील 


जिला 


हदबस्त 
संख्या 


नाम 


(i) 


(iv ) 


कोसली 


झज्जर 


मातनहेल 


141 


मातनहेल 


झज्जर 


रोशन लाल , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


608 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 17 , 2012 (ASAR . 26 , 1934 SAKA) 


PARTI 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 6th July , 2012 
No.598 -Agri. Sec. (1 )-2012/8597. - In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub -section ( 1) read with 
subscription ( 2) of Section 6A of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 ( Punjab Act 23 of 1961), the 
Governor of Haryana hereby declares his intention to alter the limits of notified market area of Kosli and Jhajjar 
mentioned under columns 1 and 2 respectively of the Schedule given below by excluding the area metioned in column 
3 of the said Schedule from the market area ofKosli specified in column 1 and including the same in the market area of 
Shajjar specified in column 2 of the said Schedule . 


Now , therefore, notice is hereby given for the information of the public in general and specially the persons 
likely to be affected , to invite objections and suggestions, if any , within a period of thirty days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette. Such objections or suggestions as may be received by the 
Principal Secretary to Government Haryana, Agriculuture Department, Chandigarh , with respect to aforesaid proposal 
within the period so specified shall be taken into consideration . 


SCHEDULE 


Market area from which 


Market area in which Area to be excluded form the notified market area of Kosli 
area is to be included and to be included in the notified market area of Jhajjar 


area is to be excluded 


1 


2 


3 


Hadbast 


Tehsil 


District 


Name of 
Village 


Number 


(i) 


(11) 


( iii) 


(iv ) 


Kosli 


Jhajjar 


Mattanhail 


141 


Mattanhail 


Jhajjar 


ROSHAN LAL , 


Principal Secretary to GovernmentHaryana, 

Argiculture Department. 


50015 - C.S. - H.G.P ., Chd . 


